निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


पृष्ठ 


8 श्रावण 1936 ( श ० ) 
संख्या 31 

पटना , बुधवार , 

30 जुलाई 2014 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

भाग - 9 - विज्ञापन 
गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

3-6 भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


7-8 


2 


बिहार गजट , 30 जुलाई 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2014 
सं ० स0 क 0 मु 0 स्था0-10-28 / 2007-3154 - श्री अख्तर वासिफ , सहायक निदेशक , सामाजिक 

सुरक्षा एवं निःशक्तता 
निदेशालय को विभागीय अधिसूचना संख्या 2948 दिनांक 04.08.2011 द्वारा ICDS निदेशालय पटना में प्रतिनियुक्ति किया 
गया था । 

अधिसूचना संख्या -2948 दिनांक 04.08.2011 को निरस्त करते हुए श्री वासिफ को सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता 
निदेशालय, पटना में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रामाशीष पासवान , विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 19–571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 30 जुलाई 2014 


3 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2014 
सं ० क 0 / बैठक -01 / 99–426 — गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास 
निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या - क 0 / स्था0-01 / 99-375 दिनांक 26.05.2011 द्वारा गठित बोर्ड की 
अवधि दिनांक 25.05.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 
1978(बिहार अधिनियम -3,1979) की धारा -4 (1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है: 
( क ) अध्यक्ष 

क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह - अध्यक्ष, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र 

विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर | 
( ख ) अभिकरणों के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले जिलों के 1. अध्यक्ष, जिला परिषद , मुजफ्फरपुर 
जिला परिषद् के अध्यक्ष 

2. अध्यक्ष, जिला परिषद, वैशाली 
3. अध्यक्ष , जिला परिषद , सारण ( छपरा) 
4. अध्यक्ष , जिला परिषद, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी) 
5. अध्यक्ष, जिला परिषद, प0 चम्पारण (बेतिया ) 
6. अध्यक्ष, जिला परिषद , सिवान 
7. अध्यक्ष, जिला परिषद, गोपालगंज 

8. अध्यक्ष, जिला परिषद, समस्तीपुर । 
( ग ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र के दो कृषक प्रतिनिधि एवं 
विधान मंडल के चार सदस्य (तीन विधान सभा 1.श्री मिथलेश सिंह , 

1.श्री मिथलेश सिंह, श्री कृष्णनगर, मोतिहारी 
एवं एक विधान परिषद से ) 

2. श्री डी 0 पी 0 चौधरी, पिथुनीबाग, बेतिया । 

विधान मंडल सदस्य 
1. श्री सुनील कुमार सिंह, सवि० प ०, गोपालगंज 
2. श्री राजेश सिंह , स ० वि ० स ०, बाल्मिकीनगर 
3. श्री दिनेश प्रसाद , स ०वि ० स ०, मीनापुर 

4. श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि ० स०, बैकुण्ठपुर । 
( घ ) मुख्य अभियंता , सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर / वाल्मीकिनगर / सीवान , जल 
अभियंता 

संसाधन विभाग , बिहार, 
( ड ) इस धारा की अन्य उप - धाराओं के अधीन नामित 

1. कृषि उत्पादन आयुक्त , बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा 
निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार 

मनोनित प्रतिनिधि । 
के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी 

2. निदेशक, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय , जल संसाधन 

विभाग , बिहार , पटना । 
( च ) राज्य जल संसाधन विभाग बोर्ड का एक मुख्य अभियंता, नलकूप परियोजना, ( उत्तर) मुजफ्फरपुर । 

प्रतिनिधि 


कृषक प्रतिनिधि 


4 


( छ ) 


बिहार गजट , 30 जुलाई 2014 
अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनका अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित 
प्रतिनिधि 

पदाधिकारी । 


( ज ) 


( झ ) 


सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 

निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा 

मनोनीत पदाधिकारी । 
अभिकरण के कार्यक्षेत्र में कार्य करनेवाले 1. प्रबंध निदेशक , भूमि विकास बैंक अथवा उनके द्वारा 
वाणिज्यिक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के मनोनित पदाधिकारी । 
दो प्रतिनिधि 

2. क्षेत्रीय प्रबंधक , सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा उनके द्वारा 

मनोनित पदाधिकारी । 
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि कुलपति , राजेन्द्र कृषि विश्वद्यिालय, पूसा अथवा उनके द्वारा 

मनोनित पदाधिकारी । 
एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा वित्तीय सलाहकार, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , 
पदाधिकारी 

मुजफ्फरपुर । 
एजेन्सी का प्रबंध निदेशक 

गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, 

मुजफ्फरपुर 

के अध्यक्ष 
ही प्रबंध निदेशक का कार्य करेंगे । 


( ट ) 


(ठ ) 


( ड ) 


3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष 
आमंत्रित सदस्य होंगे । 

4. गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षों या अगले आदेश, जो भी 
पहले हो, तक की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभि0) । 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

10 दिसम्बर 2013 
सं ० 11 / अ0 प्र0-3-1 / 12-13687 - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-1 के पत्रांक 
1220 अनु० दिनांक 18.01.2013 से निम्न वर्णित पथ की स्थिति उपलब्ध करायी गयी है । उक्त पथ की स्थिति की समीक्षोपरान्त 
नीचे वर्णित पथ को पथ निर्माण विभाग, बिहार को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
कार्यप्रमंडल / जिला 

पथ की लम्बाई 


क्र ० 


पथ का नाम 


स ० 


1 


2 


3 


4 


1 


बगहा -1 / प0 चम्पारण 


रामनगर प्रखंड के अन्तर्गत प्र ० म ० ग्रा ० सडक योजनान्तर्गत 
पैकेज नं0– BR- 37R-340 - T07 से बनकटवा पथ का 
पथांस: 


1800 मीटर 
( एक हजार आठ सौ) मीटर 


1 . पथ का चेनेज 800 मी 0 से 1500 मी 0 - 700 मी ० 
2. चेनेज 2100 मी 0 से 3200 मी 0 

1100 मी ० 


1800 मी ० 


2 


बगहा-1 / प0 चम्पारण 


पी 0 डब्ल्यूडी 0 रोड गोबर्धना से गोबरिहया पथ का पथांश 
1200 मी 0 से 1600 मी 0 अर्थात 400 मी ० 


400 मीटर ( चार सौ ) मीटर 


3 


बगहा -1 / प 0 चम्पारण 


नौरंगिया से बहुअखा पथ (प्रखंड बगहा -2) का पथांश 


150 मीटर (एक सौ पचास ) 

मीटर 


बिहार गजट , 30 जुलाई 2014 


5 


क्र ० 


कार्यप्रमंडल / जिला 


पथ का नाम 


पथ की लम्बाई 


स ० 


1 


2 


3 


4 


4 


बगहा -1 / प0 चम्पारण 


5 


बगहा-1 / प0 चम्पारण 


6 


बगहा -1 / प0 चम्पारण 


7 


बगहा -1 / प0 चम्पारण 


बगहा-2 प्रखंड में पी ० एम ० जी ० एस० वाई पथ तिनफोड़िया 100 मीटर ( एक सौ ) मीटर 
से मिश्रौली ( पैकेज नं0- BR- 37R- 030 ) पथांश 
बगहा-2 के प्रखंड में एम ० एम ० जी ० एस ०वाई ( पुराना) 

73 मीटर (तिहत्तर) मी ० 
योजनान्तर्गत निर्मित पथ बरवा खुर्द से पाड़रखाप (मझौवा 
से मिश्रौली) पथ का पथांश 
बगहा -2 प्रखंड में एम ० एम ० जी ० एस ० वाई योजनान्तर्गत 

7 मीटर ( सात ) मीटर 
निर्मित पथ बरवा खुर्द से पाड़रखाप (मंझौवा से बरवा) पथ 
का पथांश 
बगहा -2 प्रखंड में पी 0 एम 0 जी 0 एस0 वाई पैकेज नं0 85 मीटर (पचासी) मीटर 
BR- 37R- 019 सेमरा से तरूअनवा पथ ( नौतनवा समेरा ) 
का पथांश । 
बगहा-2 प्रखंड में पी ० एम ० जी ० एस० वाई अन्तर्गत BR 45 मीटर (पैतालीस) मीटर 
37R- 032 लौकरिया से खजुरिया ( लौकरिया से लक्ष्मी 
सौराहा ) पथ का पथांश । 
बगहा-2 प्रखंड में पी ० एम० जी ० एस ० वाई अन्तर्गत फेज -2 42 मीटर ( बयालीस ) मीटर 
से निर्मित पथ BR- 37-04 सेमरा चिउटाहॉ( लक्ष्मीपुर 
चिउटाहाँ) पथ में क्रमश: 18 मीटर और 24 मीटर पथांश 
बगहा -2 प्रखंड में पी ० एम ० जी ० एस० वाई से निर्मित पथ 43 मीटर ( तैतालीस) मीटर 
BR-37-04 सेमरा चिउटाहाँ ( सेमरा - रतनपुरवा ) पथ पथांश 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
अभियंता – प्रमुख – सह अपर आयुक्त - सह विशेष सचिव । 


8 


बगहा -1 / प 0 चम्पारण 


9 


बगहा -1 / प 0 चम्पारण 


10 


बगहा -1 / प 0 चम्पारण 


भवन निर्माण विभाग 


शुद्धि पत्र 

18 जुलाई 2014 
सं 0 सं0-10 / सूचना - 04-11 / 2004-7494( भ ) -श्री उदयानंद सिन्हा , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग 
भवन प्रमंडल, पटना संप्रति तकनीकी सलाहकार , पटना भवन प्रमंडल, पटना जो वर्तमान में तकनीकी सलाहकार , 
निदेशक अनुश्रवण - सह - मूल्यांकण - सह -क्रय कोषांग , भवन निर्माण विभाग , बिहार , पटना के पद पर कार्यरत है , को 
विभागीय अधिसूचना सं0-11892( भ 0 ) दिनांक 27.08.2013 सहपठित ज्ञापांक -11893( भ0 ) दिनांक 27.08.2013 द्वारा 
गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना अंतर्गत पी 0 सी 0 सी 0 सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का व्यवहार होने से संबंधित जाँच 
में प्रभावित आरोपों के लिए निमांकित दंड संसूचित किया गया था : 

निन्दन 
दो वार्षिक वेतन वृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक 
उक्त कार्यों में हुई सरकार को वित्तीय क्षति के कारण रू ० 9809 / - की वसूली उनके वेतन से 

एक मुश्त करना । 
श्री सिन्हा की सेवानिवृति तिथि 30.06.2015 है। ऐसे में अगस्त 2013 के पश्चात् एक ही वेतनवृद्धि 
01.07.2014 को देय होगा, जिसे रोका जा सकता है । 


1 . 


2 . 


3 . 


6 


बिहार गजट , 30 जुलाई 2014 
अतः उक्त स्थिति के मद्देनजर श्री सिन्हा को विभागीय अधिसूचना सं0-11892 ( भ0 ) दिनांक 27.08.2013 में 
दिये गये लघु दंड क्रमांक- 2 " दो वार्षिक वेतन वृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक " को अब “ एक 
वार्षिक वेतन वृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक " पढ़ा जाय । शेष सभी यथावत रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
अशोक कुमार सुमन , संयुक्त सचिव - सह -विशेष 
कार्य पदाधिकारी - सह -मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 19–571 + 50- डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 30 जुलाई 2014 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० कारा / नि 0 को ० ( अधी ) -1-05 / 2014-3482 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग । 


संकल्प 

27 जून 2014 
पुलिस अधीक्षक , निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्र संख्या -1438, दिनांक 09.06.14 के आलोक में तथा निगरानी 
धावा दल के द्वारा दिनांक 03.06.2014 को परिवादी मिन्टु रंजन से श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन जेल अधीक्षक , मंडल 
कारा, जहानाबाद को 51,000 (एक्कावन हजार रूपये ) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड 
संख्या -39 / 14 दिनांक 03.06.14 धारा -7 / 13 ( 2) -सह -पठित धारा -13 (1) ( डी 0 ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के 
तहत वाद दर्ज किया गया है । फलतः श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन जेल अधीक्षक , मंडल कारा , जहानाबाद को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग ) एवं 9 (2) ( क ) के आलोक में उन्हें 
गिरफ्तार होने की तिथि दिनांक 03.06.2014 से निलंबित किया जाता है । 

2. श्री मिश्रा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के 
अनुसार निलंबन अवस्था में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबनावधि में श्री मिश्रा को जीवन यापन भत्ता आदि का भुगतान एवं संसीमन से मुक्त होने के उपरान्त 
निलंबनावधि के प्रयोजनार्थ उनका मुख्यालय विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
सरकार के अपर सचिव - सह -निदेशक, प्र ० । 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

18 जुलाई 2014 
सं 0 सं 0 - भवन/ 10 - आरोप ( सहा 0 अभि 0 )-24/ 2014-7493 ( भ ) -श्री राणा विद्याधर , प्राक्क्लन पदाधिकारी , पाटलिपुत्र 
भवन प्रमंडल, पटना भवन निर्माण विभाग , पटना को अधीक्षण अभियंता , दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग , 
पटना के ज्ञापांक -7243 दिनांक 30.10.2013 के द्वारा द्वारा श्री ब्रजमोहन सिंह , चतुर्थवर्गीय कर्मी- सह- केयर टेकर , 
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल , पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 
सरकारी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


8 


बिहार गजट , 30 जुलाई 2014 
श्री राणा विद्याधर पर मुख्य आरोप है कि श्री ब्रजमोहन सिह, निलंबित चतुर्थवर्गीय कमी - सह - केयर टेकर , 
पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल , पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन में प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में इनकी 
भूमिका असहयोगात्मक रही तथा सुनवाई की तिथि 30.11.2013, 25.01.2014 एवं 15.02.2014 को ये अनुपस्थित रहे । 

उप - सचिव , भवन निर्माण विभाग , पटना के पत्रांक -4117 ( भ ० ) दिनांक 10.04.2014 द्वारा श्री राणा विद्याधर से 
स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री राणा द्वारा दिनांक 22.04.2014 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । दिनांक 25.01.2014 को 
दो आकस्मिक अवकाश में थे किंतु अन्य तिथियों यथा 30.11.2013 के अनुपस्थित के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं 
कर सके साथ ही 15.02.2014 को भी अपनी अनुपस्थिति होने के परिस्थिति से संचालन पदाधिकारी को ससमय 
अवगत नहीं करा सके । फलतः आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान पर श्री राणा विद्याधर प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा 
कोई मंतत्य नहीं दिया जा सका। 

इस प्रकार दिनांक 30.11.2013 के संचालन कार्यवाही में अनुपस्थिति की स्वीकारोक्ति के आलोक में इन्हें लघु 
दंड के रूप में " एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक " का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
अशोक कुमार सुमन , संयुक्त सचिव - सह -विशेष 
कार्य पदाधिकारी- सह - मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 19-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


